सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 बैशाख , 1944 ( श ० ) 


संख्या - 220 राँची , गुरूवार , 


12 मई , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


आदेश 
11 मई , 2022 


1 


संख्या -6 / चारित्री -103 / 2021 का . 2996 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों हेतु वर्ष 
2016-17 से 2021-22 तक के Online परफॉरमेंस स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन ( APAR ) Upload / समर्पित 
करने तथा प्रतिवेदक , समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारियों के स्तर से मूल्यांकन हेतु तिथि निम्नवत् 
विस्तारित की जाती है : 


। 


प्रतिवेदित पदाधिकारियों ( झारखण्ड प्रशासनिक सेवा ) द्वारा 30 जून 2022 तक 
Online APAR Upload / समर्पित करने हेतु अंतिम तिथि 


॥ प्रतिवेदक पदाधिकारियों द्वारा Online APAR मूल्यांकन 31 जुलाई 2022 तक 

हेतु अंतिम तिथि 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरूवार , 12 मई , 2022 
III | समीक्षी पदाधिकारियों द्वारा Online APAR मूल्यांकन हेतु 15 अगस्त 2022 तक 

अंतिम तिथि 


IV स्वीकरण पदाधिकारियों द्वारा Online APAR मूल्यांकन 31 अगस्त 2022 तक 

की अंतिम तिथि 


आसिफ हसन , 


सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 220 50 


